रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . NO . D. L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 17022020-216193 

CG - DL - E - 17022020-216193 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग III- खण्ड 4 


PART III — Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 59 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 13 , 2020 / माघ 24 , 1941 
NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 13 , 2020 / MAGHA 24 , 1941 

/ 


No.59 ] 


2 


अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 3 फरवरी , 2020 


फा . सं . एफ . 2-43 / अमातशिप / स्थापना / उप निदेशक भर्ती नियम / 2018. — अभातशिप अधिनियम , 1987 ( 1987 का 52 ) की 
धारा 8 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उच्चतर शिक्षा 
विभाग ( टीएस- II ) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय , भारत सरकार के पत्र संख्या : 1-2 / 2019 - टी.एस.- II दिनांक 17.06.2019 द्वारा दिए गए 
निर्देशों के अनुसार यह अधिसूचना अभातशिप की अधिसूचना सं ० एफ . 2-43 / अभातशिप / स्था . उप निदेशक भर्ती नियम / 2018 जो , दिनांक 19 . 
03.2018 के भारत के राजपत्र , असाधारण भाग- ] ] ] , खंड -4 में दिनांक 28.03.2018 की संख्या 120 में प्रकाशित हुई थी , को निष्प्रभावी करने के 
लिए जारी की जा रही है । राजपत्र अधिसूचना सं . 120 दिनांक 28.03.2018 के आधार पर की गई कोई भी नियुक्ति / प्रोन्नति और लिया गया 
निर्णय आदितः अकृत और शून्य माना जाएगा । 


उप निदेशक के पद के विद्यमान भर्ती विनियमों को तालिका के कॉलम 1-14 में निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा : 


क्रमांक 


पद का नाम 


पद की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


क्या चयन पद है 
अथवा गैर चयन 

पद है 


क्या केंद्रीय सिविल सेवा 
( पेंशन ) नियमावली , 1972 के 
नियम 30 के अंतर्गत सेवा वर्षों 
के जोड़ का लाभ स्वीकार्य है 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


19 


उप निदेशक 


कोई बदलाव 


कोई बदलाव नहीं | कोई बदलाव नहीं 


कोई बदलाव नहीं | कोई 

बदलाव नहीं | नहीं 


886GI / 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


सीधी भर्ती के लिए आयु 

सीमा 


सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं 


क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित 
आयु और शैक्षिक अर्हताएं , 
पदोन्नति के मामले में 

लागू 
होंगी 


परिवीक्षा की 
अवधि , यदि 
कोई हो 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


कोई बदलाव नहीं 


कोई बदलाव 

नहीं 


45 वर्ष से अधिक नहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा 

गणित अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा प्रबंधन व्यवहार 
( अनुसूचित जाति तथा विज्ञान सहित , वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र 
अनुसूचित जनजाति एवं अथवा अर्थशास्त्र अथवा भेषजी अथवा इंजीनियरी एवं 
अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के 

प्रौद्योगिकी अथवा वास्तुकला और नगर आयोजना में 
व्यक्तियों के मामलो में केन्द्र | मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष । 
सरकार द्वारा समय - समय 
पर इस संबंध में जारी किए | अनुभव : 
गए आदेशों के अनुसार 

केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा 
आयु सीमा में छूट प्रदान उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा 
की जाएगी ) 

पी.एस.यू. में शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा शैक्षिक 
नियोजन अथवा प्रशासन , प्रशिक्षण में कम से कम चार 
वर्षों के अनुभव सहित कुल दस वर्ष का पर्यवेक्षी स्तर का 


अनुभव हो । 


( जिन व्यक्तियों के पास डाक्टोरल डिग्री और / अथवा 
प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने 
का प्रमाण है उन्हें वरीयता दी जाएगी ) 


विभागीय पदोन्नति समिति अथवा 
चयन समिति का संघटन : 


भर्ती पद्धति – सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति 
द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा 
विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों 

की प्रतिशतता 


पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा 
भर्ती के मामले में , उन श्रेणियों के ग्रेड जिनमें से 
पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया 

जाएगा । 
परिवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


12 . 


13 . 


14 . 


कोई बदलाव नहीं 


कोई बदलाव नहीं 


33 % ( अर्थात् दो पद ) पदोन्नति द्वारा जिसके न 
होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा । 


66.67 % ( अर्थात् चार पद ) सीधी भर्ती द्वारा । 


अन्य सभी पैराग्राफ अपरिवर्तित रहेंगे । 


प्रो . राजीव कुमार , सदस्य सचिव 


[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 448 / 19 ] 


ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 3rd February , 2020 


No. F.2-43 / AICTE / Estt . / RR of DD / 2018. — In exercise of power conferred by Sub - section ( 1 ) of 
Section 23 read with Sub - section ( 1 ) & ( 2 ) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act , 
1987 ( 52 of 1987 ) , this notification is issued to annul the changes made for the recruitment and promotion 
to the post of Deputy Director in AICTE vide AICTE notification No.F.2-43 / AICTE / Estt . / RR of DD / 2018 
dated 19.03.2018 published in Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 as No. 120 dated 
28.03.2018 . Keeping in view the provisions contained in the said notification , if any action has been taken , 
the same will be deemed to be null and void ab initio . 


[ HTT III — QUE 4 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

3 


3 


Column 1-14 of the table for the post of Deputy Director in the existing Recruitment Regulations will 
be read as under : 
Sl . No. Name of the Number Classification Scale of Whether Whether benefit of added years of 
post of the 

selection service admissible under Rule 30 of 
post 

non- the Central Civil Services ( Pension ) 
selection Rules , 1972 


the pay 


or 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


19 


No 


No Change 


No 


No 


No Change 


Deputy 
Director 


Change 


Change 


Change 


Period of 


probation , if 


any 


11 


No Change 


or 


or 


or 


Age limit for direct recruits Educational and other qualifications Whether age and educational 
prescribed for direct recruits . 

qualifications prescribed for 
direct recruits will apply , in the 

case of promotees 
8 9 

10 
Not exceeding 45 Years . 

Master Degree in any of the subjects No Change 
of Science 

Mathematics 
( The upper age limit shall be 

Computer Application 
relaxable in the 

of 

Management including Behavioral 
candidates belonging to the 

Science , Commerce and Business 
Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes and other 

Economics 

Economics 
specified categories of persons Pharmacy Engineering and 
in accordance with the orders Technology 

Architecture and 
issued in this behalf from time 

Town Planning from a recognized 
to time by the Central 

University or equivalent . 
Government ) 


case 


or 


or 


or 


or 


Experience : 
Ten years experience at supervisory 
level out of which , at least four years 
experience in Teaching or Research , 
Educational Planning 
Administration , Training in Central 
or State Government or University or 
other institutions of higher education 
or Autonomous Bodies or PSUS . 


or 


( Preference will be given to persons 
holding Doctorate degree and / or 
published research work with 
evidence of writing the technical 
reports . 


or 


or 


Method of recruitment whether by direct In case of recruitment by promotion or Composition of departmental 
recruitment or by promotion by deputation or absorption , grades from which promotion committee 
deputation / absorption and percentage of promotion or deputation or absorption to be Selection Committee 
vacancies to be filled by various methods made . period of probation , if any . 
12 

13 

14 
33.33 % ( i.e. two posts ) by promotion failing No Change 

No Change 
which by deputation . 
66.67 % ( i.e. four posts ) by direct 
recruitment . 


All other paras shall remain unchanged . 


PROF . RAJIVE KUMAR , Member Secy . 


[ ADVT . - 111 / 4 / Exty . / 448 / 19 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR ogledali so med by Alok KUMAR 


